PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ., OCT . 21 , 2008 ( ASVN. 29 , 1930 SAKA) 


851 


ADMINISTRATION OF JUSTICEE DEPARTMENT 


. 


The 16th October , 2008 
No. 2/10/2006-5JJ(I).- In pursuance of the Haryana Government instructions issued vide U. O.No. 2/ 10 /97 
2GS -I, dated 26th July, 2005 read with theinstructions issued vide letter No. 2/10/97-2GS -I -I, dated 1st July , 1997 the 
Governor of Haryana is pleased to constitute a Departmental Promotion Committee for the office of Advocate General , 
Haryana consisting of the following members to consider the promotion cases of Group A and B officers : 
1 . Financial Commissioner and Principal Secretary to 

Chairman 
Government, Haryana , Administration of Justice Department 
2 . The Advocate General, Haryana or its representative 

Member 
Special Secretary/ Joint Secretary to Government Haryana , 

Member Secretary 
Home-II Department 

The meeting of the Committee shall be held as and when required and panel of all the anticipated vacancies of 
promotion quota upto the 31st December of the next year shall be prepared by the Advocate General,Haryana and shall 
be sent by him for consideration of the Committee. 

FIROZA MEHROTRA , 
Chandigarh : 

Financial Commissioner and Principal Secretary to 
The 8th October , 2008 

Government Haryana , Administration of Justice Department. 


गृह विभाग 


आदेश 


दिनांक 16 अक्तूबर, 2008 


गृह विभाग । 


क्रमांक 2/7/ 96-2 गृह गो ०. - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल, राज्य में सम्मावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संतुष्ट हैं कि राष्ट्रीय 
सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उप धारा (2) के अधीन जिलाधीशों को तुरन्त कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत करना आवश्यक है । 

इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (3) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल, इसके 
द्वारा निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा ( 2) के अधीन राज्य सरकार की शक्तियां हरियाणा राज्य के सभी जिलाधीशों द्वारा 
भी उनकी अपनी- अपनी अधिकारिता के भीतर, दिनांक 22 अक्तूबर, 2008 से 21 जनवरी, 2009 तक तीन मास की अवधि के लिए प्रयोग की 
जा सकेंगी । 

फिरोजा महरोत्रा, 
चण्डीगढ़ः 

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 
15 अक्तूबर , 2008 

राजस्व विभाग 
युद्ध जागीर अधिसूचना 

दिनांक 6 अक्तूबर, 2008 
क्रमांक 2754- ज- 2-2008/ 20760.-- श्री सेवा सिंह पुत्र स्व ० श्री टहल सिंह, निवासी मोहल्ला सलामपुरा . नारनौल , जिला महेन्द्रगढ़ 
को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2( ए), (1 ए) तथा 3(1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना 
क्रमांक 147- ज-1-1979/ 13354, दिनांक 9 मार्च, 1979 द्वारा 150/ - रुपये वार्षिक की दर से युद्ध जागीर मंजूर की गई थी । इसके पश्चात् 
सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1789 - ज- 1-1979/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर , 1979 द्वारा 300 /- रुपये वार्षिक , अधिसूचना क्रमांक 
2944- ज-2-93/ 15918, दिनांक 26 जून, 1993 द्वारा 1000/- रुपये वार्षिक तथा इसके पश्चात् अधिसूचना क्रमांक 1434 - ज -2-2002 / 
9460, दिनांक 12 जून, 2002 द्वारा 5000/ - रुपये वार्षिक की दर से इस युद्ध पुरस्कार अनुदान में संशोधन किया गया था । 

2. अब श्री सेवा सिंह की दिनांक 26 जून, 2006 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , उपरोक्त अधिनियम 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते हुये इस जागीर को स्व ० श्री सेवा सिंह की पत्नी श्रीमती जीत कौर के नाम फसल खरीफ 2007 से 5000/ - रुपये वार्षिक की 
संशोधित दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


आर० बी ० खरबंदा, 
अवर सचिव, हरियाणा सरकार , 
राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग । 


